निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 925 ) 


23 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार, 14 अगस्त 2015 


सं० आई०सी०डी०एस0 / 10035 / 06 - 2012 - 715 

समाज कल्याण विभाग 


संकल्प 

12 फरवरी 2015 
विषय:- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या - 01 / 1990 तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा से आई. सी . 

डी .एस . निदेशालय में अनुशंसित तथा वर्ष 2004 से संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायकों को 
एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों की भाँति एवं उक्त विज्ञापन से अन्य विभागों में 
नियुक्त कर्मियों के अनुरूप नियमित वेतनमान रू. 5000 - 8000 / - एवं दिनांक 01.01. 2006 से 9300 - 34800 
ग्रेड पे - 4200 / - में आर्थिक लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति । 

समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना पर होने वाले प्रशासनिक व्यय 
का 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना के अंतर्गत पदों 
का सृजन भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । इस योजना अंतर्गत 
मुख्यालय, जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय बाल विकास परियोजना कार्यालयों में सांख्यिकी सहायकों के अतिरिक्त बाल 
विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, लेखापाल - सह - भंडारपाल, लिपिक - सह -टंकक, अनुसेवक एवं चालक 
का पद नियमित वेतनमान में स्वीकृत एवं सृजित है जिस पर राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर नियुक्ति की जाती 
रही है । 

2. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 956 दिनांक 25.01.1990 के द्वारा दिए गए निदेश 
के आलोक में बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद , पटना के द्वारा विज्ञापन संख्या 01 / 1990 से तृतीय स्नातक स्तर 
प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित की गयी । 

3. बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01 / 1990 में राज्य सरकार के विभिन्न 
विभागों में स्नातक स्तर के पदों की संभावित उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन 
पत्र विहित प्रपत्र में तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था , जिसमें वेतनमान 
1600 - 2780 रूपये, 1500 - 2750 रूपये, 1400 - 2600 रूपये, 1400 - 2300 रूपये विज्ञापित था । 

4. बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद के विघटन के पश्चात् बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय स्नातक 
स्तर प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या - 01 / 90 ) का प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा वर्ष 1995 में आयोजित की गई थी । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 अगस्त 2015 
5. इस विज्ञापन के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक सं0 - 7 / च. प.- 4019 / 94 का0 
4630 दिनांक 16 जून 1995 द्वारा सभी विभागों को निदेशित किया गया था कि "विज्ञापन संख्या - 01 / 90 जो तृतीय 
स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, के लिए दिनांक 01.01.1990 से 31.12.1993 तक की रिक्तियों को इस 
प्रतियोगिता परीक्षा से भरने का निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 01. 01.1990 से दिनांक 31.12.1993 तक की अवधि 
की रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेन्स कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से किये जाने के बाद अधियाचना (जिसमें इस 
बात का उल्लेख रहे कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से रोस्टर क्लियरेन्स करा लिया गया है ) 15 दिनों के 
अन्दर बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जाय । " 

6. विभिन्न विभागों से अनुमान्य रिक्तियाँ रोस्टर के अनुरूप वेतनमान में बिहार लोक सेवा आयोग को 
अधियाचित की गयी परन्तु मात्र कल्याण विभाग के पत्रांक 686 दिनांक 20.04. 2000 द्वारा बाल विकास परियोजना 
अंतर्गत रिक्त सांख्यिकी सहायकों के कुल 75 अस्थायी पदों के संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए रोस्टर के 
अनुरूप भेजी गयी । कल्याण विभाग द्वारा भेजी गयी अधियाचना रोस्टर संबंधी नियम का अनुपालन किये बिना तथा 
सक्षम विभाग से बिना सहमति के बिहार लोक सेवा आयोग (बिहार राज्य अवर सेवा चयन परिषद ) को विज्ञापन में 
निहित प्रावधानों के विरूद्ध संविदा के आधार पर अधियाचना (रिक्तियाँ) भेजी गयी । 

7 . बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के पश्चात् विभिन्न विभागों में वेतनमान में नियुक्ति 
हेतु अनुशंसा भेजी गयी । तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा का वर्ष 1996 से वर्ष 2010 तक कुल छ : चरणों में 
परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त सभी विभागों में नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा 
आयोग द्वारा अनुशंसा भेजी गयी है । कालान्तर में वर्ष 2003 में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 215 दिनांक 04.11. 
2003, पत्रांक 252 दिनांक 13.12. 2003 एवं पत्रांक 423 दिनांक 08.04. 2009 द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा संविदा पर 
आई. सी . डी . एस . निदेशालय ( कल्याण विभाग वर्तमान में समाज कल्याण विभाग ) में भेजी गयी । उक्त के आलोक में 
निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 2184 दिनांक 08. 11.2004 से कुल 27 ( सताईस ), 2579 दिनांक 10. 12. 2004 से कुल 01 
( एक ) एवं पत्रांक 92 (मु० ) दिनांक 02. 12.2009 से कुल 06 ( छ:) संविदा पर सांख्यिकी सहायक नियुक्त होकर वर्तमान में 
कार्यरत है । इस प्रकार वर्तमान में कुल 34 ( चौंतीस) सांख्यिकी सहायक आई. सी . डी. एस . निदेशालय (मुख्यालय ) एवं 
क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित एवं कार्यरत है (पदस्थापित एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायकों की सूची संलग्न) । 

8. समाज कल्याण विभाग आई. सी . डी.एस. निदेशालय अंतर्गत संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायकों को 
वेतनमान में लाभ प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 128 / 2008 दायर किया 
गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18. 12. 2009 में नियुक्ति की तिथि से नियमित करते हुए वित्तीय 
लाभ याचिका दायर करने की तिथि से प्रदान करने का न्यायादेश पारित किया गया । उक्त सी0डब्लू0जे0सी0 में पारित 
न्यायादेश के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग द्वारा एल0पी0ए0 संख्या 630 / 2010 दायर किया गया , जिसमें आदेश 
पारित किया गया कि " Whenever the post hold by the petitioner is made permanent, the 
petitioner shall be deemed to be to have been regularly appointed from that date ." 

9. आई. सी . डी.एस. निदेशालय ( समाज कल्याण विभाग ) अंतर्गत स्वीकृत पदों के संबंध में भारत सरकार के 
पत्रांक 6 - II / 75 सी0डी0 दिनांक 01.08.1975 के कंडिका 6 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि " All the 
personnel under ICDS scheme should be borne on the respective cadre of the state 
government and therefore these posts should be sanctioned in the appropriate scale of the 
State Government." 

10 . आई. सी. डी. एस. निदेशालय अंतर्गत मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी 
सहायकों द्वारा लगातार नियमितीकरण एवं नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान करने का अनुरोध सभी स्तरों पर, की 
जाती रही । बिहार मुकदमा नीति 2011 के तहत विभागीय शिकायत निवारण समिति द्वारा इसकी समीक्षा हर पहलू पर 
करते हुए इस मामले में दिनांक 30.08. 2013 को निर्णय लिया गया कि आई. सी . डी. एस. निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों 
में तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा (बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ) से संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी 
सहायकों के नियमित वेतनमान से संबंधित संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को पृष्ठांकित की जाय । सामान्य प्रशासन 
विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि इस बिन्दु पर प्रशासी विभाग अभिमत गठन करे । सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये 
गये निदेश के आलोक में निदेशक , आई. सी . डी. एस . निदेशालय द्वारा वर्ष 2004 से संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी 
सहायकों को वेतनमान 9300 - 34800 ग्रेड पे - 4200 / - के रिक्त पद पर नियमित करने का प्रस्ताव दिया गया है । 
तदोपरान्त विभागीय शिकायत निवारण समिति द्वारा दिनांक 16.01. 2014 को निर्णय लिया गया कि "विचारोपरान्त एवं 
समीक्षोपरान्त आई. सी . डी . एस . निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी सहायकों को उक्त 
वेतनमान में नियमित करने हेतु निदेशक, आई. सी . डी. एस . निदेशालय के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी एवं संबंधित 
संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने का निदेश दिया गया । " 

11. समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आई. सी . डी . एस . निदेशालय अधीन मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों में संविदा 
के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा से (नियत वेतन 7000 / - प्रतिमाह ) सांख्यिकी सहायकों को 
वर्तमान में धारित वेतनमान 9300 - 34800 ग्रेड पे - 4200 / - में नियमित वेतनमान में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध 
किया जाना है । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग के तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 
(विज्ञापन संख्या 01 / 1990) से उत्तीर्ण एक ही मेघा सूची ( पैनल ) से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों को अन्य विभाग में 
नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया गया है और आई. सी. डी .एस. निदेशालय अधीन संविदा पर नियुक्त सांख्यिकी 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 अगस्त 2015 
सहायकों से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे है । जबकि सांख्यिकी सहायकों की नियुक्ति संविदा पर उन्हीं सभी प्रक्रियाओं 
को अनुपालन करते हुए किया गया है जो नियमित वेतनमान में नियुक्त सांख्यिकी सहायकों एवं उक्त विज्ञापन से सभी 
पर्यवेक्षीय पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति में की गयी है । 

12. आई. सी . डी . एस. निदेशालय में पूर्व से नियुक्त सांख्यिकी सहायकों जिनका वेतनमान 9300 - 34800 ग्रेड 
पे - 4200 / - पर कार्यरत है तथा इस निदेशालय अंतर्गत स्वीकृत एवं सृजित अन्य पद यथा बाल विकास परियोजना 
पदाधिकारी, लेखापाल सह भंडारपाल, महिला पर्यवेक्षिका, लिपिक , लिपिक सह टंकक, अनुसेवक, चालक आदि सभी पद 
नियमित वेतनमान का है जिसपर कर्मी कार्यरत / पदस्थापित है । यहाँ तक कि अन्य विभागों यथा जन शिक्षा निदेशालय 
के औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के छंटनीग्रस्त कर्मियों, सहकारिता विभाग के पैक्स पद पर नियुक्त, बिहार राज्य 
कृषि विपणन परिषद (विघटित ) के छंटनीग्रस्त कर्मियों का समायोजन आई. सी . डी. एस . निदेशालय अंतर्गत किया गया है । 
आई. सी. डी. एस . निदेशालय अंतर्गत मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय में बोर्ड / निगम के प्रतिनियुक्त कर्मियों का समायोजन 
किया गया है । 

13. अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के आलोक में बिहार लोक सेवा 
आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या - 01 / 1990 तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा से आई. सी . डी.एस. निदेशालय में 
अनुशंसित तथा वर्ष 2004 से संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत सांख्यिकी सहायकों को एक ही कार्यक्रम के अन्तर्गत एक 
ही पद पर कार्यरत कर्मियों की भाँति एवं उक्त विज्ञापन से अन्य विभागों में नियुक्त कर्मियों के अनुरूप नियमित 
वेतनमान रू . 5000 - 8000 / - एवं दिनांक 01.01.2006 से 9300 - 34800 ग्रेड पे - 4200 / - दिये जाने तथा वित्त विभाग , 
बिहार, पटना के संकल्प संख्या - 630 दिनांक 21 .01.2010 के आलोक में दिनांक 01.04. 2007 से वास्तविक भुगतान किये 
जाने के संबंध में स्वीकृति दी जाती है । 

14. कंडिका - 13 के संबंध में संचिका सं0 - ICDS / 10035/ 06- 2012 के पृष्ठ संख्या 70 / टिO पर दिनांक 
06. 01.2015 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व संधारण के 
सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमरनाथ मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


विज्ञापन संख्या - 01 / 1990 ( तृतीय स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा) एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 215 
दिनांक 04.11.2003, पत्रांक 252 दिनांक 13.12. 2003 एवं पत्रांक 423 दिनांक 08.04.2009 से अनुशंसित एवं आई. सी . डी . 
___ एस. निदेशालय में संविदा पर नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों की सूची: 

जन्म तिथि 

नियुक्ति का 
सांख्यिकी सहायक का नाम | अनुक्रमांक 

पत्रांक / दिनांक 
| श्री सुनील कुमार सिंह 147865 

01.01. 1963 

2184 / 08.11. 2004 
| श्री अरविन्द कुमार । 29384 

26.06.1967 

2184 / 08. 11. 2004 
श्री संजय कुमार सिन्हा 78349 

20 .01 . 1967 

2184 / 08.11. 2004 
___ श्री अमरेश कुमार सिंह 80316 

02.02.1967 

2184 / 08. 11 . 2004 
श्री विश्वजीत कुमार सुमन । 70219 

12.01.1968 

2184 / 08.11. 2004 
6 श्री प्रमोद कुमार सिन्हा 99636 

28.01. 1964 

2184 / 08. 11 . 2004 
7 | श्री गिरजापति नाथ सिन्हा 23530 

31 .07. 1964 

2184 / 08.11. 2004 
| श्री अरविन्द प्रसाद 

39495 20 .01. 1965 

2184 / 08.11. 2004 
9 | श्री प्रभु प्रसाद यादव 183107 

21.08.1965 

2184 / 08. 11. 2004 
श्री शैलेन्द्र कुमार दास 77288 

14.03.1966 

2184 / 08.11. 2004 
___ श्री अजय कुमार मिश्रा 102090 

10 .12.1970 

2184 / 08. 11. 2004 
श्री अरूण कमार कर्ण 157643 

04.03. 1960 

2184 / 08 .11. 2004 
13 श्री राजीव रंजन श्रीवास्तव 193544 

27.07 . 1966 

2184 / 08.11. 2004 
श्री अलिन्द 

83717 31.05.1964 

2184 / 08.11. 2004 
श्री अजय कुमार 

42884 02.10 . 1965 

2184 / 08. 11. 2004 
16 श्री रामाशंकर विश्वकर्मा 67515 

15.07. 1969 

2184 / 08. 11. 2004 
श्री गंगा शरण मेहता 183407 

20 .07.1969 

2184 / 08. 11. 2004 
| श्री शिवशरण कुमार भगत 156157 

01.01. 1970 

2184 / 08.11. 2004 
श्री राज मोहन साह 

65917 12.02.1965 

2579 / 10 .12. 2004 
20 श्री अमीर हुसैन 

182465 22.12.1967 

2184 / 08.11. 2004 
21 __ श्री विन्देश्वर सिंह 177770 

15.05. 1963 

2184 / 08.11. 2004 
श्री राज कुमार 

72663 08. 08. 1966 

2184 / 08. 11. 2004 


10 


11 


12 


19 


22 


23 
24 
25 


26 


27 


28 


बिहार गजट ( असाधारण ), 14 अगस्त 2015 
श्री लाल बहादुर बैठा 187142 

12.06. 1968 
श्री देवदास 

78942 

04.01. 1962 
श्री बालेश्वर राम 

18510 

10.01. 1967 
श्री गया राम 

79001 

19 .12.1957 
श्री पवन कुमार दास 113710 

02.04. 1963 
श्री राम जतन रजक 161849 

12.01.1965 
श्री धीरेन्द्र कुमार झा 69339 

18.06.1964 
श्री विनोद कुमार सिंह 121696 

01.02. 1966 
श्री राजेश कुमार 

44440 

31 .05. 1967 
___ श्री मनोज कुमार गुप्ता 48612 

22.03. 1969 
श्री प्रेम प्रकाश केसरी 75504 

05.12. 1959 
श्री उत्तम कुमार 

69157 

12.12.1966 


2184 / 08. 11. 2004 
2184 / 08.11 . 2004 
2184 / 08.11. 2004 
2184 / 08. 11. 2004 
2184 / 08. 11. 2004 

2184 / 08. 11. 2004 
| 92 (मु० ) / 02. 12. 2009 

92 (मु० ) / 02. 12. 2009 

92( मु० ) / 02.12. 2009 
| 92 (मु० ) / 02. 12. 2009 

92 ( मु० ) / 02. 12.2009 
92 (मु० ) / 02. 12. 2009 


29 


30 
31 
32 
33 
34 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमरनाथ मिश्र , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 925 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic. in 


